निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 वैशाख 1939 ( श ) 
( सं0 पटना 365 ) पटना , मंगलवार , 2 मई 2017 


C 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

2 मई 2017 
सं0 प्र01 / रा०खा0आ0- 23 / 2015- 2074 / खाद्य — मो0 खुर्शीद आलाम खाँ , विशेष कार्य पदाधिकारी, (संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार , पटना को बिहार राज्य खाद्य आयोग 
के सदस्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 365 - 571 + 100 डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


